रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/ 94 


REGD. NO . D . L.-33004 / 94 


कCि 


. 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - RS 3 -- उप- खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - Section ( 1 ) 

प्राधिकार प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 137] 
No . 137] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मार्च 24, 1994/ चैत्र 3, 1916 
NEW DELHI , THURSDAY, MARCH 24 , 1994 / CHAITRA 3, 1916 


वस्त्र मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 24 मार्च, 1994 


का . आ . 250( अ ) . - - केन्द्रीय सरकार, पावश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1958 
का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कपास नियंत्रण प्रादेश , 
1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रादेश बनाती है , अर्थात : ... 


1. ( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कपास नियंत्रण (संशोधन ) प्रादेश , 1994 है । 
( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 


770 


GI / 94 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( ii )] 


2. कपास नियंत्रण प्रादेश , 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा 
गया है ) , में , - - 

( i) पैरा 3 के उप -पैरा ( ख ) मे , मद ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः 

स्थापित की जाएगी , अर्थात्: - - 

“ ( 3 ) बिना औटी हुई कपास ; 
( ii ) उक्त आदेश के पैरा 4( 1 ) में “ विनिर्माण " शब्द और पैरा 4 ( 1 ) के परन्तुक , 

4 ( 2) ( क ) और 4 ( 2 ) ( न ) में "विनिर्माता " शब्दों के स्थान पर "विनिर्माता , 
कपास औटाई कारखाना , कपास दाब कारखाना , कपास ओटन और दाब 
कारखाना और कपास उगाने वाले हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य से 

भिन्न व्यक्ति " शब्द रखे जाएंगे । 
( iii ) उक्त आदेश के पैरा 6 में "विनिर्माता " शब्द के स्थान पर , जहां- जहां वह 

प्राता है , "विनिर्माता , कपास औटाई कारखाना, कपास दाब कारखाना , कपास 
औटन और वाब कारखाना और कपास उगाने वाले हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के 
किसी सवस्य से भिन्न व्यक्ति " शब्द रखे जाएंगे । 


[स . 1/ 13/ 91 - - सी . टी . एम . ] 

अजय प्रसाद , संयुक्त सचिव 


पाद टिप्पण : -- मूल प्रादेश सं . 8 ( 37 )/ 85 - - टी . पी . सी . तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा 

प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपन्न , भाग-I खण्ड I, तारीख 
11 अप्रैल , 1986 में प्रकाशित किया गया था । 


MINISTRY OF TEXTILES 
New Delhi , the 24th March, 1994 

NOTIFICATION 
S . O . 250 ( E ) .---In exercise of the powers conferred by section 3 of the 
Essential Commodities Act , 1955 ( 10 of 1955 ) , the Central Government herc 
by makes the following Order to amend the Cotton Control Order , 1986 , 
namely : 

1. ( 1 ). This Order may be called the Cotton Control (Amendment) Order , 
1994. 

( 2 ) It shall come in `o force on the dale of its publication in the Official 
Gazette. 


[ATT II -- 


3( ii )] 


भारत का राजपन : असाधारण 


3 


2. In the Cotton Control Order, 1986 (hereinafter referred to as the said 
Order ) : - -- 

(i) in paragraph 3, sub - paragraph (b ) , after item ( 2 ), the following 

item shall be inserted , namely : --- 

" ( 3 ) urginned cotton " ; 
( iii) in paragraph 4 of the said order, for the word " manufacturer" , 

wherever i! occur, the words “manufacturer , coiton ginning factory , 
cotton pressing factory, cotton ginning and Pressing factory and 
a person , o her than a member of Hindu undivided family growing 

cotton " ; shall be substituted , 
( iii ) in paragraph 6 of the said order , for the word " manufacturer" , 

wherever it occur, the words " manufacturer, cotton ginning factory , 
cotton pressing factory , cotton ginning and pressing factory and a 
person , other than a member of Hindu lundivided family growing 
cotton ” shall be substituted. 

[No. 1113 /91 -CTM ] 

AJAY PRASAD , Jt . Secy . 
Foot- note . The principal order was published vide No. 8 |3785- TPC dated the 

2nd April , 1986 and published in the Gazette of India in Part I, 
Section I dated the 11th April , 1986 . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Maya Puri. Nery Delhi-10064 

And Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 1994 


